निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 42 


13 कार्तिक , 1931 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

4 नवम्बर, 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-4 


भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ०एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग -9_विज्ञापन 


5-7 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 4 नवम्बर 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

19 अक्तूबर 2009 
सं ० 8/ सू0 अ0-15-19 / 2009 - का0-10407 — विभागीय अधिसूचना सं0 10821 , दिनांक 3 अक्तूबर 2008 के 
द्वारा न्यायमूर्ति श्री जे0 एन0 भट्ट, सेवा -निवृत्त मुख्य न्यायाधीश , पटना उच्च न्यायालय, पटना को राज्य मुख्य सूचना 
आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था । न्यायमूर्ति श्री जे0 एन0 भट्ट द्वारा उक्त पद पर योगदान नहीं करने के 
कारण अधिसूचना सं0 10821, दिनांक 3 अक्तूबर 2008 को निरस्त करते हुए श्री अशोक कुमार चौधरी , सेवा निवृत्त 
भा 0 प्र0 से0 (1972 ) को बिहार के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा-15(3 ) के प्रावधानों के 
अन्तर्गत पदग्रहण करने की तिथि से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त , बिहार नियुक्त करते हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचनाएं 

15 अक्तूबर 2009 
सं ० स 0 क 0 स्था0-10-47 / 07-3528 — कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली के 
पत्र संख्या 14/279/2002 एवं आर0 (एस0), दिनांक 15 सितम्बर 2004 की कंडिका में दिये गये दिशा निर्देश तथा 
उत्तरवर्ती झारखण्ड एवं बिहार सरकार के सहमति के आलोक में बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा -72 की 
उप - धारा (2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आपसी 
सहमति के आधार पर गृह (विशेष) विभाग का आदेश संख्या 5553, दिनांक 27 जुलाई 2009 द्वारा श्रीमती मेरी स्टेला 
इन्दवार, निलंवित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहार का पारस्परिक स्थानान्तरण झारखण्ड राज्य में किया गया है । 
गृह (विशेष) विभाग से प्राप्त आदेश के परिपेक्ष्य में दिनांक 15 अक्तूबर 2009 के अपराह्नन से श्रीमती मेरी स्टेला इन्दवार, 
निलंवित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहार ( मुख्यालय आई0 सी 0 डी 0एस0 निदेशालय, पटना, माह, फरवरी, 2009 से 
निर्धारित मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित) को झारखण्ड राज्य सूची में योगदान समर्पित करने हेतु विरमित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय गुप्ता, उप - सचिव । 


15 अक्तूबर 2009 
सं ० स0 क 0 स्था0-10-48 / 09-3529 – श्रीमती रंजना गुप्ता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, छपरा ग्रामीण को 
प्रशासनिक दृष्टिकोण से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नरकटियागंज , (प0 चम्पारण ) के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय गुप्ता, उप – सचिव । 


बिहार गजट , 4 नवम्बर 2009 


3 


15 अक्तूबर 2009 
सं ० स 0 क 0 स्था0-10-47 / 09-3530 — सुश्री अनिता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, को अधिसूचना 
संख्या 2819, दिनांक 26 अगस्त 2009 के द्वारा निलंवन से मुक्त होने के पश्चात (पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) बाल विकास 
परियोजना पदाधिकारी, कोढ़ा ( कटिहार) के पद पर अलगे आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मृत्युंजय गुप्ता, उप - सचिव । 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

26 अक्तूबर 2009 
सं 0 ग्रा ०वि०-2 / स्था0-1-104 / 09 ( खण्ड) -9574 — ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित / कार्मिक एवं 
प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना सं0 10505, दिनांक 22 अक्तूबर 2009 द्वारा सेवा प्राप्त 
बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का पदस्थापन निम्न रूप से तालिका के स्तम्भ -5 में अंकित 
प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर किया जाता है 
क्र . अधिसूचना पदाधिकारी का नाम / 

नव पदस्थापन स्थान 

वर्तमान पदस्थापन 
सं . संख्या कोटि क्रमांक / गृह जिला 

( प्रखंड एवं जिला) 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


9570 


सुश्री जयलक्ष्मी शिवम , 
1444/08, पटना 


9571 


कार्यपालक दंडाधिकारी , 

अनुमंडल लालगंज , वैशाली 
कार्यालय, मुजफ्फरपुर 

पश्चिमी 
सहायक निदेशक , प्रावैधिकी, सर्वेक्षण औराई, मुजफ्फरपुर 
कार्यालय, गुलजारबाग, पटना 
कार्यपालक पदाधिकारी , नगर परिषद , | भगवानपुर, वैशाली 


श्री विजय कुमार ठाकुर , 
58/08, भागलपुर 
श्री उपेन्द्र कुमार , 


N 


3 


9572 


1075/08, पटना 


खगौल , पटना 


4 


9573 


श्री एस.एम.परवेज आलम , सहायक निदेशक , बाल संरक्षण इकाई , | नारदीगंज , नवादा 
1188/08, नालंदा 

समाज कल्याण निदेशालय , पटना 
5 9574 श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला सुरसंड, सीतामढ़ी 
1275/08 , बक्सर 

ग्रामीण विकास अभिकरण , बेगूसराय 
3. उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभाष हो तो वर्तमान 
निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् द्वारा उनसे संबंधित पूर्व की अधिसूचना विलोपित की जाती है । 

4. स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने - अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान 
देकर प्रभार ग्रहण करेंगे एवं उसकी सूचना इस विभाग को देंगे | पदस्थापित पदाधिकारी नवम्बर, 2009 का वेतन 
आदि नवपदस्थापित स्थान से ही प्राप्त करेंगे | 

5. वैसे पदाधिकारी जिन्हें कहीं नहीं पदस्थापित किया गया है वे अपना प्रभार सौंप कर ग्रामीण विकास 
विभाग में योगदान देंगे | 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उप- सचिव । 


- 


4 


बिहार गजट , 4 नवम्बर 2009 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

26 अक्तूबर 2009 
सं ० 6 / गो 0 34-14 / 2007-4236 / वा 0 क 0 — श्री नवनीत नन्दन सहाय, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त (मुख्यालय), बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के 
अतिरिक्त श्री हरिनाथ मिश्र, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), गया, अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( अंकेक्षण), भागलपुर के दिनांक 31 अक्तूबर 2009 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक 1 नवम्बर 2009 से अगले आदेश तक के 
लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), गया एवं वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), भागलपुर के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


बिहार , 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
पटना द्वारा प्रकाशित एवं 

मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 40 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 नवम्बर 2009 


5 


भाग-2 


बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


जल संसाधन विभाग 


आवश्यक सूचना 

26 अक्तूबर 2009 
सं ० सिं ० को0- 1/2001 पार्ट- ||-686 — मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग , दरभंगा के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी 
कोशी मुख्य नहर तथा मुख्य नहर से निसृत शाखा नहरों एवं वितरणियों के अवशेष कार्य मार्च 2010 तक कराया जाना है । 

उक्त कार्यो के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रब्बी सिंचाई 2009-10 के दौरान 
उपरोक्त नहर प्रणालियों से जलापूर्ति बन्द रखा जायेगा । 

अतः पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के कमाण्ड क्षेत्र के कृषिकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2009-10 
हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन कार्य करने का कष्ट करेंगे । 
उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपुर सहयोग प्रार्थित है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह 0) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण) । 


मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर । 


कार्यालय - आदेश 

29 सितम्बर 2009 
सं० स्था०-3 , बी - 1354 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार , पटना का पत्रांक 1661 , 
दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व . राम निरेखन राय भूतपूर्व मेट नलकुप प्रमण्डल , सीतामढ़ी 
के आश्रित पुत्र - श्री प्रेम रंजन कुमार को नलकूप प्रमण्डल , सीतामढ़ी के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 
रु ० 2550-55-2660-60-3200 तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर 
औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री प्रेम रंजन कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे । 
योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/ जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण- पत्र , आय 
प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा 
लम्बित नहीं रहने तथा स्व . राम निरेखन राय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि 
मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल , सीतामढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता 
करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र /जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 


6 


बिहार गजट , 4 नवम्बर 2009 


4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की 
त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री प्रेम रंजन 
कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा - पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, 
जिसे कार्यपालक अभियंता श्री प्रेम रंजन कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा - पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 
9. योगदान करने हेतु श्री प्रेम रंजन कुमार को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा। 

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 , दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 
लागू होगें । 

जयमंगल पासवान 
मुख्य अभियंता ( उत्तर ) । 


29 सितम्बर 2009 
सं ० स्था०-3 , बी- 44/ 2008-1355 - अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार , पटना का पत्रांक 1661 , दिनांक 2 
अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व . मधुसुदन प्रसाद , भूतपूर्व नलकूप चालक , नलकूप प्रमण्डल , 
मोतीहारी के आश्रित पुत्र श्री ब्रह्मदेव गुप्ता को नलकूप प्रमण्डल , दरभंगा के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी 
रूप से वेतनमान रु० 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के 
आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है । 

2. श्री ब्रह्मदेव गुप्ता पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान 
के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण - पत्र , 
विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं 
रहने तथा स्व . मधुसुदन प्रसाद के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण -पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात 
कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल , मधुबनी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे 
सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण -पोषण में किसी प्रकार की 
त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री ब्रह्मदेव गुप्ता 
को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे 
कार्यपालक अभियंता श्री ब्रह्मदेव गुप्ता की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे । 


बिहार गजट , 4 नवम्बर 2009 


7 


6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा - पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 
9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी । 
10. योगदान करने हेतु श्री ब्रह्मदेव गुप्ता को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा । 
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 , दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


लागू होगें । 


जयमंगल पासवान 
मुख्य अभियंता ( उत्तर) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


